निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1212 ) पटना, मंगलवार , 26 दिसम्बर 2017 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

21 दिसम्बर 2017 
सं० एल / एच०जी० - 1703 / 2016 - 11076 – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतदद्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 ( समय - समय 
पर यथासंशोधित ) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 
(1 ) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरत के प्रभाव से लागू होगी । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम -5 (1) (i)- एवं नियम - 5(2)(i) क्रमशः दोनों 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे: 

गृह विभाग आरक्षी शाखा , बिहार पटना के संकल्प सं0 - 4817 दिनांक - 11.06. 2012 की कंडिका - 3 
(i ) के अनुसार महासमादेष्टा, मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा सिपाही एवं सिपाही 
चालक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्ती) को भेजेंगे । 
शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही प्रकिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस के 

सिपाही एवं सिपाही चालक के लिए निर्धारित है । " 
3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 का नियम - 5 ( 2) (iii ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जाएगा: 

"( iii ) सिपाही एवं समकक्ष पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होगी । " 

4. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम - 5 ( 3) (i) एवं नियम - 7 (1 ) ( i), क्रमशः दोनों 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे: 

गृह विभाग आरक्षी शाखा , बिहार पटना के ज्ञाप सं0 - 64 दिनांक - 06.04. 2016 और बिहार पुलिस 
अवर सेवा आयोग अधिनियम , 2016 के अध्याय - III की धारा - 8 (1 ), अनुसूची के क्रमांक - 3 के 
अनुसार कम्पनी कमांडर ( गृह रक्षा वाहिनी) अर्थात् गुल्म समादेशक एवं समूह - ग (बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी सेवा नियमावली , 2005 ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के नियम - 4 में समूह - ग के सभी 


O 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 दिसम्बर 2017 


पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम - 5 ( 3)(i ) में अंकित अधिनायक (लिपिक ) एवं समकक्षीय पद 
के सभी विशिष्ट वर्दीधारी पदों, जिसका अधिकतम ग्रेड पे 4200 / - है , के पद पर नियुक्ति हेतु 
अधियाचना महासमादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना, चयन एवं अनुशंसा के लिए, 
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजेंगे । शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही 

प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस आरक्षी के लिए निर्धारित है । 
5. बिहार गृह रक्षा वाहिनी ( संशोधन ) नियमावली, 2010 का नियम - 9 एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 21st December 2017 
No. L/ H. G.- 1703/ 2016 - 11076 — In exercise of the powers conferred under proviso to Article 
309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to 
amend the Bihar Home Guard Service Rules , 2005 ( as amended from time to time) 

1. Short title, extent and commencement 
( 1 ) These rules may be called the Bihar Home Guard Service ( 2nd Amendment ) 

Rules, 2017 . 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It will come into force with immediate effect. 

2 .Rule -5 ( 1 )(i) and Rule - 5 ( 2 ) (i) of Bihar Home Guard Service Rule , 2005 , both shall be 
substituted by the following 
" (i) As per para - 3 (i) of resolution No.-4817 dated 11.06 . 2012 of Home Department 

(Police Branch ), Bihar, Patna , the Commandant General, Headquater, Bihar Home 
Guards will send a requisition of vacancies of Sepoy and Sepoy ( driver ) to Central 
Selection Board (Constable Recrutiment). The same process for physical fitness and 
written examination will be followed which is prescribed for the Bihar Police Sepoy 

and Sepoy (driver )." 
3 . Rule -5 (2 ) ( iii ) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005 , shall be substituted by the 
following 

" ( iii) The minimum educational qualification of Sepoy and equivalent Posts shall be 

___ intermediate pass or equivalent . " 

4 . Rule - 5 ( 3) (i) and Rule- 7 ( 1 )(i) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005, both shall be 
substituted by the following 

" ( i ) 

As per memo no .-64 , dated 06 .04 .2016 of Home Department (Police Branch ), Bihar, 
Patna, and as per Section - 8 ( 1 ) of Chapter - III Bihar Police Sub -Ordinate Service 
Commision Act, 2016 , the Commandant General, Headquater, Bihar HomeGuards, 
Patna will send a requisition for the appointment to the post of Company 
Commander and having special Uniform holder posts Group - C (excluding Sepoy 
cadre ) as mentioned in Rule 4 of the Bihar Home Guard Service Rules , 2005 (as 
amended time to time) and Havaildar (Clerk ) and equivalent post having miximum 
Grade Pay upto Rs. 4200 as mentioned in Rule 5 ( 3 ) (i) of the Bihar Home Guard 
Service Rules, 2005 (as amended time to time) to Bihar Police Sub - Ordinate 
Service Commision . The same process for physical fitness and written examination 

will be followed which is prescribed for the recutiment of Bihar Police Sepoy . 
5 . Rule -9 of Bihar Home Guard Service ( Amendment) Rules , 2010 is hereby deleted . 

By order of The Governor of Bihar, 

BIMLESH KUMAR JHA , 
Joint Secretary to the Government, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1212-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


